रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/99 


REGISTEREDNo. D . L - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


KASARI 


दिल्ली राजपन 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 501 
No: 50 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 4 , 2014 / चैत्र 14 , 1936 
DELHI, FRIDAY, APRIL 4 , 2014 /CHAITRA 14, 1936 


[ रा . रा. रा . क्षे. दि . सं . 3 

[ N. C. T. D . No. 3 


भाग - IV 

PART _ IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विकास विभाग 


अधिसूचना 

दिल्ली , 4 अप्रैल , 2014 
फा . सं. 47 ( 47 ) / वि . ( मुख्या. ) एक्स केडर / 2013 / 46 ता . 4 - 4 - 2014. --- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर , 
1968 की अधिसूचना सं. फा . 24/ 78/ 68 - डीएच ( एस ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा दिनांक 17 -1 - 2012 के माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन द्वारा विस्तार सहायक ( कृषि ) में समाहित ग्राम सेवक , वरिष्ठ ग्राम सेवक तथा 
समूह स्तर सेवक के पद से संबंधित समस्त पूर्ववर्ती भर्तीनियमों के अधिक्रमण में , इसमें इनके द्वारा किये गये अथवा छोड़ी गई बातों को छोड़कर , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विकास विभाग में विस्तार सहायक ( कृषि ) के पद 
पर भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : - -- 

____ 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ. -- ( क ) इन नियमों को विस्तार सहायक ( कृषि ) ( समूह ग अराजपत्रित ) के पद विकास विभाग , 
भर्ती नियमावली , 2014 कहा जाए । 

( ख ) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे । 

2. पदों की संख्या , वर्गीकरण तथा वेतनमान . - उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के 
साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से कॉलम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा तथा योग्यताएं , इत्यादि. - उक्त पद की भर्ती पद्धति , आयु - सीमा, योग्यताए एवं इससे संबंधित 
अन्य मामलें उक्त अनुसची के कॉलम 5 से कॉलम 13 में यथाविनिर्दिष्ट हैं । 

4. अयोग्यता. - ऐसा कोई भी व्यक्ति , शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति 
एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा काने के लिये विशेष 
आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा । 

(1 ) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या 
( 2 ) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है , 


1552 DG/2014 


- ता 


- 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन 
है , तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों /पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध 
में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे । 

6 . बचाव - इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिए आरक्षण 
अपेक्षित आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

अनुसूची 
पदनाम पदों की संख्या . वर्गीकरण वेतनमान क्या चयन सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए 

पद अथवा गैर आयु- सीमा 
चयन पद है 


- 


- 


(1) 


(2) 


(3 ) 


( 5 ) 


. 


( 6 ) 


चयन 


विस्तार सहायक ___ 88 * ( 2014 ) 
( कृषि ) * इसमें परिवर्तन 

कार्यभार पर 
निर्भर 


सामान्य केन्द्रीय 
सेवा, समूह ग , 
अराजपत्रित , 
अलिपिकीय 


(4) 
पे बैंड I. 

5200 -- 
20200 रु. 
( ग्रेड पे 
2400 रु. ) 


18 से 27 वर्ष के बीच । 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
आदेशों या अनुदेशों के अनुसारं 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित 
जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग / 
सरकारी कर्मचारियों के लिए 
शिथिलनीय)। 
नोट : आयु - सीमा निर्धारित करने के 
लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत 
में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र 
प्राप्त करने की अंतिम तिथि है ताकि 
असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड , त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू व कश्मीर राज्य की 
लद्दाख सब - डिवीजन , हिमाचल 
प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला 
तथा चम्बा जिले की पांगी सब 
डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप 
समूह , लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के 
लिएनिर्धारित अंतिम तारीख नहीं है । 


- ANAM 


- 


Me 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों 
के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता 
एवं आयु - सीमा पदोन्नति वाले 
उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी 


( 7 ) 


( 9 ) 


- 


दो वर्ष 


किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
बी. एस. सी ( कृषि ) । 


आयु : नहीं 
शैक्षणिक योग्यता - नहीं , 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / . 
संस्थान से कम से कम मैट्रिकुलेशन 
तथा कृषि में दो वर्षीय डिप्लोमा 


- - 


- 


- .... . -.. - . -- - - - 


. 


.. 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


भर्ती की पद्धति पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
या स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने 
वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 


यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे 
पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है 


( 10 ) 
( 1 ) पदोन्नति द्वारा ( जिसके न होने पर सीधी भर्ती 

द्वारा ) - 03 प्रतिशत 
( 2 ) सीधी भर्ती द्वारा - 97 प्रतिशत 


( 11 ) 
पदोन्नति : 1900 रुपये के ग्रेड पे सहित 5200 - 20200 रुपये के वेतनमान में 
नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा वाले 
कनिष्ठ तकनीकी सहायक । 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति सीमित हो तो , तो इसकी संरचना 
क्या है 


वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक 
सेवा अयोग का परामर्श लिया जाना है । 


- 


- 


(12) 


( 13 ) 
लागू नहीं । 


समूह ग विभागीय पदोन्नति समिति ( पदोन्नति / स्थायीकरण पर 
विचारार्थ) : 
1. विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र . - अध्यक्ष 

दिल्ली सरकार 
2. निदेशक / संयुक्त निदेशक ( कृषि ) , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - सदस्य 

दिल्ली सरकार 
3. उपायुक्त ( प्रशासन ), परिवहन विभाग , राष्ट्रीय राजधानी - सदस्य 

क्षेत्र दिल्ली सरकार 
4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित - - सदस्य 

अधिकारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 
उप - सचिव के रैंक से कम न हो 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
पी . के. पाण्डा, विशेष विकास आयुक्त 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi , the 4th April ,2014 


F .No. 47 (47 )/Dev. (HQYEx .Cadre/2013 /46 /dt. 4 -4 - 2014 . -- In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Article 309 of the Constitution read with the Government of India , Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24 /78 / 
68-DH (S ) Dated 24 September , 1968 and in supersession of all previous recruitment rules related to the post of Village Level 
Worker , Sr. Village LevelWorker and Group LevelWorker merged into Extension Assistant (Agriculture ), vide approvalof 
Hon ble Lieutenant Governor, Delhi dated 17 .01. 2012 except as respect & things done or omitted to be done before such 
supersession , the Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the rules, regulating the method of 
recruitment for the post of Extension Assistant (Agriculture) in Development Department under the Government ofNational 
Capital Territory ofDelhias following, namely: 

____ 1. Shorttitle and commencements. --(i) These rules may be called the Extension Assistant ( Agriculture) ( Group C 
Non -Gazetted) post of Development Department Recruitment Rules, 2014 . 

( ii) They shall come into force on the date of their publication in the officialGazette . 


2 . Number of post, classification and scale of pay. — The number of the said post , its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


3 .Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment to the said post, age limit , 
qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 


4 . Disquallfication . — No person shall be provided that the Government ofNational Capital Territory of Delhimay, 
if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the 
marriage and there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule . 


(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 
ü ) who having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person . 


eligible for appointment to the said post : 


5. Power to relax. — Where the GovernmentofNationalCapital Territory of Delhi is of opinion that it is necessary 
or expedient so to do, it may, by order, reasons to be recorded in writing,may relax any of the provisions of these rules with 
respect to any class or category of persons. 

6 . Saving . – Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation ofage limit and other concessions required 
to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes; Ex - Servicemen and other special categories of persons in 
accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard , 


SCHEDULE 


Name of post 


Number of 


Classification 


Scale of Pay 


Age- limitfor direct recruitments 


post 


Whether 
selection 
post 
or non 
selection 
post 


(1) 


2 ) . 


O 


Selection 


Extension 
Assistant 
(Agriculture ) 


88 * (2014 ) 
* Subject 
to variation 
dependent 
on 
workload. 


(3 ) 
GeneralCentral 
Service, Group 
C , Non 
Gazetted 
Non 
Ministerial 


(4) 
Pay Band- 1 : 
Rs. 5200 
20200 plus 
GradePay 
Rs. 2400 


Between 18 and 27 years . 
(Relaxation for SC /ST/OBC 
PH /Govt. Servant Ex- service 
man etc , as per instruc 
tions or orders issued by the 
Central Government from time. 
to time). 


Note : The crucial date for 
determining the age limit shall 
be the closing date for receipt 
ofapplications from candidates 
in India and not the closing 
date prescribed for those in 
Assam ,Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaul and 
Spiti/ District and Pangi Sub 
Division of Chamba District of 
Himachal Pradesh , Andaman 
and Nicobar Islands or 
Lakshadweep ). 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


WAL 


Educational and other qualifications required for 
direct recruits 


Period of probation , 
if any 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in the 
case of promotees 


(7 ) 


( 8 ) 


- 


B . Sc (Agriculture ) from a recognized university 


02 ( Two) years 


Age -No 
Educational qualifications -No 
must be atleast matriculate and 
having two years Diploma in 
Agriculture from a recognized 
University /Institution . 


Method of recruitment or by promotion or by 
deputation /transfer and percentage of the 
vacancies to be filled by various methods 


In case of recruitment by promotion /deputation /transfer, 
grades from which promotion /deputation / transfer to be 
made 


(10 ) 


(i) By promotion (failing which by direct 

recruitment ).- 03 % 
(ii) By direct recruitment -97 % 


( 11 ) 
Promotion : Junior Technical Assistant with 08 (Eight) years 
service in the grade rendered after appointment thereto 
on regular basis in the scale of pay of Rs. 5200 _ 20200 with 
Grade Pay ofRs. 1900 . 


- 


If a Departmental Promotion Committee exists what is its 
composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making 
recruitment 


(13 ) 
Not applicable . 


Chairman 


- Member 


( 12 ) 
Group C DPC ( for considering promotion 
confirmation ) : 
1. Development Commissioner,Govt. of NCT 

of Delhi. 
2. Director/ Joint Director (Agriculture )Govt. 

of NCT of Delhi. 
3. Deputy Commissioner (Administration ), 

Transport Department, Govt. of NCT 

of Delhi. 
4 . An officer belonging to SC /ST Community 

not below the rank of Deputy Secretary in 
Govt. of NCT of Delhi. 


--- Member 


- Member 


By Order and in the Name of the Lt.Governor 

of the National Capital Territory ofDelhi, 

P. K . PANDA , Spl. Dev. Commissioner 
कार्यालय आबकारी आयुक्त 

अधिसूचना 

Front, 4 3731, 2014 
F . VAT, 10( 56 )/38./93.CA.T . M ./ 96,97 / 55 -67.- front rachith faham 2010fa44 - 52 3948 
अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होने वाले दिल्ली लोक सभा के आम चुनाव- 2014 के कारण दिल्ली में निम्नलिखित तारीखों को शुष्क 
fato 27 9 ofera for G od for 97 98 - 1, 17 - 1 -74 , 1 -2 , 99 -3 , 6 -4 , 56 - 5 , P4 - 6 , 1 -6 , gooit , TM - 6 


is 52 


05 / 14 -2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


- 


- 


- 


- 


RA 


एफई, एल - 7, एल - 7 एफजी, एल - 7 एफई, एल - 8 , एल - 9 , एल - 10 , एल - 11 , एल - 12 , एल - 12एफ , एल - 14 , एल -15 , एल - 15एफ , 
एल- 16 , एल - 16एफ , एल - 17 , एल - 17एफ , एल - 18 , एल- 18ए, एल - 18एफ , एल - 18एएफ , एल - 19 , एल - 19एफ , एल - 20 , एल - 20एफ , 
एल - 21 , एल - 21एफ , एल - 22 , एल - 23 , एल - 23एफ , एल - 25 , एल -26 , एल -27 , एल - 28 , एल - 28एफ , एल - 29 , एल - 29एफ , एल - 31 , 
एल - 32 , एल - 33 , एल - 34 , एल - 35 , पी - 10 और पी - 13 लपईसेंस धारकों और अफीम की दुकानों पर लाग होगा । 

1. दिनांक 08 - 04 - 2014 ( मंगलवार ) सायं 6. 00 बजे से दिनांक 10 - 04 - 2014 ( बृहस्पतिवार ) सांय 6.00 बजे तक - 

मतदान दिवस 
2. दिनांक 16 - 05 - 2014 ( शुक्रवार ) मतगणना दिवस 

उपरोक्त दिन इस प्रशासन की दिनांक 13 - 01 - 2014 की अधिसूचना संख्या सं. फा. 10 ( 56 )/ आब./ आई. एम. एफ . एल/96 - 97/6175 - 6189 
के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त शुष्क दिवस होंगे । 


अमर नाथ , आबकारी आयुक्त 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE 


NOTIFICATION 


Delhi, the 4th April, 2014 


No. F. 10 ( 56)/ 96-97/IMFL/ Ex/ 55 - 67 . ---In pursuance ofthe provision of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010 , it is 
hereby ordered that the following dates /days shall be observed as " Dry Days" on account of General Elections to Lok 

1 , L -1F, L - 2 , L- 3, L4, L - 5, L - 6 , L -6FG , L -6FE, L - 7, L - 7FG L - 7FE , L - 8, L - 9, L -10, L -11, L - 12 , L- 12F, L -14 , 
L - 15 , L - 15F, L - 16 , L -16F, L -17, L - 17F, L -18 , L- 18F, L- 18A, L - 18AF, L - 19, L -19F, L - 20, L - 20F, L -21, L - 21F, L - 22, 
L- 23, L- 23F, L- 25, L- 26, L- 27, L- 28, L- 28F, L -29 , L -29F, L -31, L -32 , L-33, L -34, L- 35, P- 10 and P-13 licensees andopium vends 
located in Delhi. 


1. On 08 - 04 - 2014 ( Tuesday) from 6. 00 P. M. to 10 - 04 - 2014 (Thursday) upto 6. 00 P. M ( Polling Day) (i. e for 

48 Hours ) 


2. On 16 -05 -2014 (Friday ) (Counting Day ) 


The abpve shall be observed as " Dry days " in additiontothe Dry Days notified vide Noatification No. F. 10 (56 )/ 
96 -97/IMFL/ Ex/ 6175 -6189 dated 13- 01- 2014 . 


AMAR NATH , Commissioner of Excise 


पर 


सामान्य प्रशासन विभाग 
( कोओर्डिनेशन ब्रांच ) 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 4 अप्रैल , 2014 
सं . फा . 53( 2 ) / 2014 / सा .प्र .वि ./ समन्व . / डीएसजीएडी -iii/ 1386 - 1433. — गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना 
सं. यू - 11030/ 2/73 यू. टी . एल. दिनांक 28 जून , 1973 के साथ पठित परक्राम्य विलेख अधिनियम , (1881 की अधिनियम सं. 26 ) की धारा 25 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सोमवार दिनांक 14 अप्रैल, 2014 को डॉ . बी . 
अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित करते हैं । 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

(CO - ORDINATION BRANCH ) 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 4th April, 2014 
No. F. 53 /2 /2014/GAD /CN /dsgadiii/1386 - 1433 .— In exercise of the powers conferred by Section 25 of the 
Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) read with the Government of India , Ministry of HomeAffairs Notification 
No . U -11030 /2 /73 -UTL dated 28 -6 - 1973, the Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare Monday, 
the 14th April, 2014 to be a Closed Hoilday on account of Birthday of Dr. B . R . Ambedkar. 


- . .. 


- . . - 


- .. - .. . . ... . - .. ... 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


सं. फा , 51 ( 06 )/ 2014 / सा . प्र. वि . / समन्व ./ डीएसजीएडी- iii/ 1240 - 1288.- - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , 
बृहस्पतिवार दिनांक 10 अप्रैल , 2014 को लोकसभा के साधारण निर्वाचन - 2014 के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी कार्यालयों, 
स्थानीय एवं स्वायत निकायों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं । 


No. F. 51 (06 )/2014 /GAD /CN /dsgadiii/1240 - 1288 .--- The Lt.Governor of NationalCapital Territory of Delhi is 
pleased to declare Thursday , the 10th April, 2014 to be a Public holiday in all Government Offices and Local/Autonomous 
Bodies, Public Sector Undertakings under the Government of National Capital Territory of Delhi, on account of General 
Election to the Lok Sabha, 2014 . 


सं . फा . 51106) / 2014 / सा . प्र . वि . / समन्व . / डीएसजीएडी - iii /1289 - 1337.----- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसचना 
सं. यू - 11030/2/73 यू. टी. एल. दिनांक 28 जून , 1973 के साथ पठित परक्राम्य विलेख अधिनियम , ( 1881 की अधिनियम सं. 26 ) की धारा 25 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल बृहस्पतिवार दिनांक 10 अप्रैल , 2014 को लोकसभा के साध 
रण निर्वाचन - 2014 के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं । 


No. F. 51 (06 )/2014 /GAD /CN /dsgadlii /1289- 1337. - In exercise of the powers conferred by Section 25 of the 
Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) read with the Government of India , Ministry of Home Affairs Notification 
No . U - 11030 /2 / 73 -UTL dated 28 -6 -1973, the Lt.Governor of National Capital Territory ofDelhi is pleased to declare Thursday, 
the 10th April, 2014 to be a Public Hoilday on account of GeneralElection to the Lok Sabha, 2014 . 


सं . फा , 53 ( 2) / 2014 / सा . प्र. वि ./ समन्व. / डीएसजीएडी - iii/ 1338 - 1385. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , 
सोमवार दिनांक 14 अप्रैल, 2014 को डा. बी . आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी सरकारी 
कार्यालयों तथा स्थानीय/ स्वायत निकायों , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अवकाश घोषित करते हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश 

से तथा उनके नाम पर , 
अमिताभ कुन्डु , उप सचिव ( सा. प्र. वि . / सम. ) 


No. F. 53 (2 )/2014 /GAD /CN /dsgadlii/1338 - 1385.- - The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is 
pleased to declare Monday, the 14th April, 2014 to be a Closed holiday in allGovernment Offices and Local/Autonomous 
Bodies, Public Sector Undertakings under the Government of NationalCapital Territory of Delhi, on account ofBirthday of 
Dr. B. R. Ambedkar. 


By Order and in the Name ofthe Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi 


AMITABH KUNDOO, Dy. Secy. ( GAD ) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


